. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 फाल्गुन , 1939 ( श०) 
16 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 287 राँची, शुक्रवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


आदेश 


10 अप्रैल , 2017 ई० । 


संख्या -13/ एल०- 102/ 2017 -1306/ सी०-- श्री अमोल बीनुकांत होमकर , भा०पु०से०, ( 2004), तत्कालीन 
पुलिस अधीक्षक , अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राची सम्प्रति प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक , दक्षिण 
छोटानागपुर क्षेत्र , झारखण्ड, राची को अखिल भारतीय सेवाए ( छुट्टी) नियमावली , 1955 के नियम- 10 , 11 एवं 
20 के तहत् दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से दिनांक 18 दिसम्बर , 2016 तक कुल 18 दिनों का उपभोगित 
उपार्जित अवकाश की घटनोतर की स्वीकृती प्रदान की जाती है । 


2. अवकाश अवधि में श्री होमकर , भा०पु०से० को काटि वेतन देय होगा । 


ह०/ 
राम लखन राम , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 287 -- 50 


